निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( संo पटना 1037 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 दिसम्बर 2016 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

8 दिसम्बर 2016 
सं0 बी1 - 3 - 122 / 2016 – 43 — बिहार विधान परिषद् के गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र , गया शिक्षक निर्वाचन 
क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु निर्वाचक सूची की तैयारी 
के क्रम में दावों एवं आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को विस्तारित करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई 
दिल्ली की अधिसूचना संख्या - 37 / वि.प. / पत्र / ई. सी. आई./ प्रकार्या / ई. आर. डी. / ई. आर. / 2016 दिनांक 07 . 12.2016 को 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 दिसम्बर 2016 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली - 110001 दिनांक 7 दिसम्बर , 2016 / 16 अग्रहायण, 1938 ( शक ) 

सं0 37 / वि.प. / पत्र / ई. सी. आई. / प्रकार्या / ई. आर. डी . / ई. आर. / 2016 — यतः भारत निर्वाचन आयोग ने 16 
सितंबर, 2016 के अपने पत्र संख्या 37 / वि.प. / पत्र / ई. सी. आई. / प्रकार्या / ई. आर. डी . / ई. आर. / 2016 के द्वारा आंध्र 
प्रदेश, बिहार, कर्नाटक , महाराष्ट्र तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषदों के कुछ शिक्षक तथा स्नातक 
निर्वाचन क्षेत्रों की 01.11. 2016 की अर्हक तिथि के सन्दर्भ में नए सिरे से निर्वाचक नामावलियों के कार्यक्रम की घोषणा 
की थी : और 

यत: दावों एवं आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि 23 नवम्बर , 2016 से 8 दिसम्बर, 2016 तक नियत की 
गयी थीः और 

यतः प्रारूप निर्वाचक नामावलियां 23 नवम्बर 2016 को प्रकाशित कर दी गई थीः और 

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तथा उत्तरप्रदेश ने कुछ प्रशासनिक कारणों से दावों 
तथा आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को बढाने का अनुरोध किया है: और 

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले पर विचार करके निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, 
महाराष्ट्र तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषदों के कुछ शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में दावों तथा 
आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को 19 दिसम्बर 2016 ( सोमवार ) तक आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए: 

अतः अब भारत निर्वाचन आयोग , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त राज्यों की विधान परिषदों के उक्त शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 
01.11.2016 की अर्हक तिथि के सन्दर्भ में चल रहे निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने का कार्यक्रम में दावों एवं 
आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को 19 दिसम्बर, 2016 ( सोमवार ) तक आगे बढ़ाता है । 

आदेश से, 
नरेन्द्र ना . बुटोलिया , 

सचिव । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110001 Dated : 7th December, 2016 / 

16 Agrahayana , 1938 ( Saka ) 
No. 37 /LC /LET/ECI/FUNC/ERD /ER /2016 — Whereas , the Election Commission 
had announced the schedule for de -novo preparation of electoral rolls sin respect of certain 
Graduates and Teachers ’ Constituencies of State Legislative Councils of Andhra Pradesh , 
Bihar , Karnataka, Maharashtra , Telangana and Uttar Pradesh with reference to 01.11.2016 
as the qualifying date vide its letter No. 37 /LC /LET/ECI/FUNC /ERD /ER /2016 , dated 16th 
September, 2016 ; and 


PER JGIC ( 31HTET UT ) , 8 Pahrok 2016 
Whereas , the period of filling claims and objections was fixed from 23rd November, 
2016 to 8th December, 2016 ; and 

Whereas, the draft rolls were published on 23rd November, 2016 ; and 

Whereas , Chief Electoral Officers of Andhra Pradesh & Telangana and Uttar 
Pradesh have requested for extension of the period of filing claims and objections due to 
certain administrative reasons; and 

Whereas , the Election Commission has considered the matter and decided that the 
period of filing claims and objections in certain Graduated and Teachers ’ Constituencies of 
Legislative Councils of Andhra Pradesh , Bihar, Karnataka, Maharashtra , Telangana and 
Uttar Pradesh should be extended up to 19th December , 2016 (Monday); 

Now , therefore, the Election Commission , in exercise of the powers conferred by 
proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules , 1960 , extends, for the said 
Graduates and Teachers ’ Constituencies of Legislative Council of the States mentioned 
above, the period for filing claims and objections upto 19th December, 2016 (Monday) for 
ongoing preparation of electoral rolls with reference to 01. 11.2016 as the qualifying date. 

By Order, 
NARENDRA N . BUTOLIA , 

Secretary 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 31HTERUT) 1037 - 571 + 50 - sododol 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


